4 


532 


HARYAVIGOVT GAZ ., OCT. 6 , 1992 (ASVN . 14 , 1914 SAKA ) 


[ PARTI 


. 


HOME DEPARTMENT 


The 25th September , 1992 


No. 13074 / C - 2 .-- In exercise of the powers cunferred by clause (s ) of section 2 of the Code 
of Criminal Trucodurc , 1973 and all other powers unabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby declarts the creation of an additional Police Station, known as Police Station Mela 
Mansa Devi for the period from 27th September , 1492 10 5th October , 1992 . The jurisdiction 
of this Police Station shall be the same as that of the existing Police Station , Panchkula . 

A. N. MATHUR, 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 

Home Department, Chandigarh. 


गृह विभाग 


दिनांक 18 सितम्बर , 1992 
मंख्या 18981/ डी - 4.- चूं कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार 
द्वारा , सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात गांव गढ़ी , तहसील नरवाना , जिला जीन्द के पुलिस थाना भवन तथा 
अमले के परिवारों के टिरों के निर्माण के लिये अपेक्षित है , इसलिये इनके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र 
में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिस चना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन मभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिये की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इस समय , इस कार्य में 
लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में किसी भी भूमि प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस 
धारा द्वारा अपेअित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिस चना के राजपत्न 
में या दो दैनिक समाचार -पत्रों जो कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , में प्रकाशन या उस परिक्षेत्र में प्रचार की 
तिथि से जो भी बाद हो , तीस दिन की अवधि के भीतर उपमण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर, 
नरवाना , जिला जीन्द के सम्मुख लिखित रूप से दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उपमण्डल अधिकारी (नागरिक ) एवं भूमि कलेक्टर, नरवाना, जिला जीन्द के 
कार्यालय में किया जाता है । 

विशिष्टियां 


तहसील 


ग्राम 


क्षेत्रफल 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


कनाल मरला 


कनाल 


मरला 


जीन्द 


नरवाना 


गढ़ी 


38 


5 


4/23 


5 


6 


24 


6 


2 


25 


5 


7 


8/3 


6 


8 


11 


5 


7 


11 


एल बोड़ 


38 


5 


ए ० एन ० माथुर , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 


गृह विभाग । 


